D 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 आषाढ़ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 568 राँची, गुरुवार , 


18 जुलाई, 2019 (ई ०) 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
22 अप्रैल , 2019 


संख्या- 3/ विविध - 07-01/ 2016 का०- 3210-- उप सचिव , ग्रामीण विकास विभाग ( ग्रामीण कार्य 
प्रभाग), झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित मो ० आसिफ हसन , झा ०प्र ० से ० (कोटि क्रमांक 
844/03 ) को अपने कार्यों के साथ सदस्य , झारखण्ड राज्य वक्फ न्यायाधिकरण , राँची का अतिरिक्त 
प्रभार सौंपा जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 568 -- 50 


